निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 9 जून 2010 


( सं० पटना 355 ) 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2010 
सं0 काव्आ०संख्या 1प / स1 -104 / 2010 / 4131 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या 2523, दिनांक 
17 मार्च 2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 


क्रम सं0 


नाम एवं कोटि क्रमांक / गृह जिला 


पदस्थापन जिला 


मुजफ्फरपुर 


श्री शिवेन्द्र नाथ त्रिपाठी, 
( 268 / 08, भोजपुर ) 
| श्री अजय कुमार सिन्हा, 
(710 / 08, गोपालगंज ) 


औरंगाबाद 


श्री दयानन्द मिश्रा 


नवादा 


रोहतास 


( 770 / 08, भागलपुर) 

श्री रामेश्वर पाण्डेय , 
( 771 / 08 , कैमूर) 

श्री मदन मोहन सिंह , 
(823 / 08, रोहतास ) 


बांका 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 जून 2010 


क्रम स० 


नाम एवं कोटि क्रमांक / गृह जिला 


पदस्थापन जिला 


3 


सीतामढ़ी 


| श्री सुनील कुमार, 
( 1045 / 08, पटना) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

( ह०) अस्पष्ट , 
उप - सचिव, । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 355 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


